पंजीकरण संख्या--यू0ए0 / डी0ओ0० / डी0डी0एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की 


खण्ड-20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 जनवरी, 2019 go (पौष 22, 1940 शक Wad) [संख्या-02 


विषय--सूची 


प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें 


विषय 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 


भाग 4-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, 
अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

भाग 4-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 
उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों के 
अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया है 

भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 
सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, 
हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और 
दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण 

भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 
एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायत्तीरीाज आदि के free जिन्हें विभिन्‍न आयुक्तों 
अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 

भाग 4--निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 

भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 

भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 
जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 
की रिपोर्ट 

भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 
निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 

माग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


enti पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि 


07-क 


पृष्ठ संख्या 


07-12 


15-24 


01-05 


01-02 


वार्षिक चन्दा 


रु0 
3075 


1500 


1500 


975 


975 


95 , 


975 


975 


975 
975 


4425 


08 उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 Yo (ate 22, 1940 शक Wad) [arr 1 
भाग 4 
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-1 
अधिसूचना 
18 दिसम्बर, 2018 ई0 


संख्या 1567 / उनन्‍्तीस (1) / 2018(34 अधि0) / 2018-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्मरण तथा सीवर 
व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अध्याय-2 की धारा-14(14) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, vad अधिनियम के अध्याय-3 की धारा (19) के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य हेतु 
विश्व बैंक पोषित. ग्रामीण क्षेत्रों के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम (Uttarakhand Water Supply 
Program for Peri Urban Areas)” के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2363 / उन्तीस(2) / 18-2(14प०) / 2047, 
दिनांक 18 सित्तम्बर, 2018 में चिन्हित 35 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में से जिन 25 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल निगम को 
कार्यदायी संस्था नामित किया गया है, जन क्षेत्रों में डिजाइन, बिलल्‍्ड, ऑपरेट (डी0बी0ओ0) पद्धति के अन्तर्गत निर्मित 


की उसे oh ahr. aH रांग्राक्लनन Ua we. az =o Qa 
जान वाला याजनाआ PT S44 जापरा UM शानाणजन एव CaA-KGld IMY जान eg VUNIGaYS पर्यजल TTF 


अधिकृत किए जाने की श्री राज्यपाल wed स्वीकृति प्रदान करते हैं। 


4 3 
a 


उपरोक्त के फलस्वरूप उक्त अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में, जहाँ पेयजल निगम कार्यदायी संस्था नामित है, पेयजल 
योजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन, निर्माण, संचालन, रख-रखाव, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा राजस्व वसूली का कार्य 
उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा। 


आज्ञा से, 


अरविन्द सिंह हयांकी, 
सचिव | 


पर्यटनं अनुभाग 
अधिसूचना 
प्रकीर्ण 


18 दिसम्बर, 2018 ई0 


संख्या 3216/Vi(1) / 2018--03 (05) / 2015 1.0.-राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्‌ 
अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2004) की धारा 20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, “दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम सटे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली, 2018” को एतदद्वारा 
तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त किए जाने की श्री राज्यपाल wet स्वीकृति प्रदान करते हैं। 
अधिसूचना 
विविध 
18 दिसम्बर, 2018 ई0 


संख्या 3213 /Vi(1) / 2018-03(05) / 2015 टी0सी0-राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्‌ 
अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम सटे) विकास योजना नियमावली, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने 
की दृष्टि से अग्रसारित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- 


भाग 1] उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 Yo (ats 22, 1940 शक Wad) 09 
दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 


संक्षिप्त नाम, विस्तार 1. (3) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) 
और प्रारम्भ विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 है। 
(2) यह नियमावली नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में 
लागू होगी। 
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
नियम 3 का संशोधन 2. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018 
(जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है), के नियम 3 में उपनियम (w:) को 
निम्नवत्‌ अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्‌- 
“(छ:) नवीन भवन निर्माण अथवा विस्तारीकरण हेतु बैंक ऋण प्राप्त किए जाने हेतु 
प्रमाणित भवन नक्शे की आवश्यकता atti" 


नियम 4 का संशोधन 3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्म-1 में दिए गए विद्यमान नियम 4 के उप नियम (3) 
के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिए गए उप नियम को रख दिया जायेगा, 


अर्थात्‌ - 
स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 
विद्यमान नियम एतब्द्वाय ग्रतिस्थापित नियम 
4.(3) गृह आवास (होम-स्टे) स्थापित 4. (3) गृह आवास (होम-स्टे) स्थापित 
किए जाने हेतु भू-उपयोग किए जाने हेतु बैंक ऋण आवेदन 
परिवर्तन किए जाने की की दशा में भू-उपयोग परिवर्तन 
आवश्यकत्ता नहीं होगी। uid जाने की आवश्यकत्ता नहीं 
होगी। 


नियम 14 का संशोधन 4. मूल नियमावली में नियम 14 में निम्नवत्‌ परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया 
जायेगा, अर्थात्‌- 


“परन्तु यह कि गृह आवास (होम-स्टे) योजना के सापेक्ष लिया जाने वाला बैंक 
ऋण व्यवसायिक ऋण की श्रेणी में आयेगा।” 


टिप्पणी:-मूल नियमावली के प्रस्तावना में “धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क)” शब्द, कोष्ठक और अंकों के 
स्थान पर “धारा 20 की उपधारा (1) शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जायेंगे। 
आज्ञा से, 


दिलीप जावलकर, 
सचिव। 


वित्त अनुभाग-6 
विज्ञप्ति 
07 दिसम्बर, 2018 ई0 


संख्या 202 / XXVII(6)—1262 / एक / 2017 / 2018--श्रीमती सीमा दीपक कोठियाल द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन 
दिनांक 16.10.2018 के माध्यम से किए गए अनुरोध एवं एम0जी0ओ0 के अध्याय-34 के पैरा-250 में दी गई व्यवस्था 
के क्रम में श्रीमती सीमा दीपक कोठियाल of नाम परिवर्तित करते हुए, "सीमा बंगवाल' किए जाने की एतद्द्वारा 
स्वीकृति प्रदान की जाती है। 


10 उत्तराखण्ड WE, 12 जनवरी, 2019 Yo (पौष 22, 1940 शक Wad) [भाग 1 


विज्ञप्ति 
17 दिसम्बर, 2018 ई0 
संख्या 113 / XXVII(6)—1288 / नौ / 2017 / 2018--श्री स्वप्निल मुयाल, वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, 
बागेश्वर द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन दिनांक 24.09.2018 द्वारा किए गए अनुरोध एवं एम0जी0ओ0० के अध्याय-34 के 
पैरा-250 में दी गई व्यवस्था के क्रम में नियुक्ति के समय श्री मुयाल द्वारा अंकित गृह जनपद “देहरादून” के स्थान पर 
'पौड़ी गढ़वाल' किए जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। 
अमित सिंह नेगी, 
सचिव | 
A अनुभाग 
कार्यालय ज्ञाप 
10 दिसम्बर, 2018 ई0 


संख्या 1417 / ५॥॥ / 18—02(ES!) / 2006-उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना 
के अन्तर्गत वेतन बैण्ड-3 सादृश्य वेतनमान हे 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 /-(सातवे वेतनमान 
₹ 56,100-1,77,500, लेवल-10) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद हेतु Wega, निम्न तालिका के स्तम्भ-2 
में अंकित चिकित्साधिकारी को कार्यालय ज्ञाप संख्या 2003 / ५॥॥ / 18-33(55।) / 2018, दिनांक 21.08.2018 द्वारा 
दी गई तैनाती स्थान परिवर्तित करते हुए, संबंधित को स्तम्भ-3 में उल्लिखित स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया 
जाता है:- 


चिकित्साधिकारी का नाम नवीन तैनाती का स्थान 


2. कार्यालय ज्ञाप संख्या-2003 / Vill / 18--33(55|) / 2018, दिनांक 21.08.2018 में उल्लिखित शेष शर्तें 
यथावत््‌ रहेंगी। 

3. उपर्युक्त चिकित्साधिकारी कृपया अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर दिनांक 31.12.2018 तक तत्काल 
प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त अवधि 
में संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो wad अवधि के उपरान्त यह नियुक्ति 
समाप्त समझी जायेगी तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। 

कार्यालय ज्ञाप 
10 दिसम्बर, 2018 ई0 


संख्या 1594 / Vill / 18-02(ES!) // 2006-उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना 
के अन्तर्गत वेतन बैण्ड-3 सादृश्य वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 /-(सातवे वेतनमान 
₹ 56,100-1,77,500, लेवल-10) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद हेतु dea. अग्रसारित तालिका के 
स्तम्म-2 में अंकित चिकित्साधिकारी को कार्यालय ज्ञाप संख्या 1091 /VIll / 18--19(£8|) /2018, दिनांक 21.08.2018 
द्वारा दिये गये तैनाती स्थान से तात्कालिक प्रमाव से जनहित में स्थानान्तरित कर स्तम्म-4 में उल्लिखित स्थान 
पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है:- 


art 1] उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 go (पौष 22, 1940 शक Wad) 41 


चिकित्साधिकारी का नाम नवीन तैनाती का स्थान 


. डॉ0 नेहा प्रिया पुत्री श्री दिनेश प्रसाद श्रीवास्तव क0रा0बी0औ0, सुद्धोवाला 


2. कार्यालय ज्ञाप संख्या-1091 / Vill /18—19(ESI) / 2018, दिनांक 21.08.2018 में उल्लिखित शेष शर्तें 
यथावत्‌ रहेंगी। 


3. उपर्युक्त चिकित्साधिकारी कृपया अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण 
करना सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि vad अवधि में संबंधित चिकित्साधिकारी 
द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो sac अवधि के उपरान्त यह नियुक्ति समाप्त समझी जायेगी तथा इस 
संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। 

हरबंस सिंह चुघ, 


age ie 


tad | 


कार्यभार प्रमाणक 
13 दिसम्बर, 2018 ई0 
संख्या 1684 / रा0मो0आ0 // 18--प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, नियोजन अनुमाग-4 के आदेश संख्या 
277 /2(0(५॥ / एक(12) / 2008, दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, के क्रम में 
अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 की पूर्वाह्न में संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग का 
पदभार ग्रहण किया गया। 
अवमोचक अधिकारी, 
दीवानीराम 
प्रतिहस्ताक्षरित, 
अमित सिंह नेगी, 
सचिव, 
वित्त, आपदा प्रबन्धन, गोपन, नियोजन, 
उत्तराखण्ड शासन। 
नियोजन अनुभाग-1 
विज्ञप्ति / पदो न्‍नति 
12 दिसम्बर, 2018 ई0 
संख्या 277 / XXVI / एक(12) / 2008-राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ शोध 
अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उनके नियमित चयनोपरान्त संयुक्त निदेशक के पद पर 
वेतनमान ₹ 78,800-2,09,200 (लेबल--12) पर अस्थाई रूप से पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय wed 
स्वीकृति प्रदान करते हैं:-- 
14. श्री दिनेश चन्द्र वर्मा 
2. श्री राजकुमार 
3. श्री दीवानी राम 


12 उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 Fo (पौष 22, 1940 शक Wad) [art 4 


2. ver अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करना 
सुनिश्चित करें। 
3. उक्त अधिकारियों को नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। 


आज्ञा से, 
जी0 बी0 ओली, 
अपर सचिव। 
वित्त अनुभाग-9 
संशोधन / शुद्धिपत्र 


11 दिसम्बर, 2018 ई0 


संख्या 357 / 2018 / XXVII(9) / स्टॉम्प--04 / 2015-वित्त अनुभाग-9, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश 

>0(शा(9) / स्टॉम्प--01 / 2045, दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 द्वारा “उप निबन्धक (तृत्तीय), कार्यालय, 
रूड़की, जनपद हरिद्वार” को इसी नाम से तहसील भगवानपुर, जनपद हरिद्वार में स्थानान्तरित किए जाने सम्बन्धी 
आदेश जारी किए गए थे। प्रश्नगत आदेश में जारी करने की तिथि त्रुटिव्श दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 टंकित हो गई 
है, जबकि var आदेश दिनांक 26 नवम्बर, 2018 को जारी किए गए थे। aa: Vad आदेश को जारी करने की तिथि 
दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 के स्थान पर दिनांक 26 नवम्बर, 2018 पढ़ा जाये। 


शेष प्राविधान यथावत्त्‌ रहेंगे। 


अनूप कुमार मिश्रा, 
अनु सचिव। 


पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 हिन्दी गजट,/03-भाग 1-2019 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की | 


पंजीकरण संख्या-यू0ए0 / डीएओ0० / डीएडी0एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी Tae, उत्तराखण्ड 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


JUMZEINENI 


जचक्ताएजाजटााजह्ट WIA 
NMNENTATNO NEINMS 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 जनवरी, 2019 ई0 (पौष 22, 1940 शक Wad) 


भाग 4-क 
नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY 
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL 


NOTIFICATION 
December 03, 2018 


No. 1329/III-A-14/09/SLSA—Sri Prashant Joshi, Member Secretary, Uttarakhand State Legal Services 


Authority, Nainital is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 15.11.2018 to 28.11.2018. 
By Order of Hon’ble Executive Chairman, 


Sd/- 
MOHD. YUSUF, 
Officer on Special Duty. 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL 
NOTIFICATION 
December 06, 2018 
No. 374/XIV-95/Admin.A/2003—Ms. Kusum, Chief Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar is hereby 


sanctioned medical leave for 12 days w.e.f. 22.10.2018 to 02.11.2018. 
By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 


i 
Sd/- 
Registrar (inspection). 


15-ख 


16 उत्तराखण्ड Wee, 12 जनवरी, 2019 Fo (aly 22, 1940 शक सम्वत्‌) [भाग 1-क 
NOTIFICATION 
December 11, 2018 


No. 375/UHC/Admin.A/2018-Sri Amit Kumar Sirohi, Judge, Family Court, Almora is given additional 
charge of Additional District & Sessions Judge, Ranikhet with direction to hold Court at Ranikhet one day in a 
week. 

This order will come into force with immediate effect. 


By Order of the Court, 
Sd/- 

PRADEEP PANT, 

Registrar General. 


NOTIFICATION 
December 12, 2018 


No. 376/UHC/XIV-a/48/Admin.A/2015—Ms. Sahista Bano, Judicial Magistrate, Chamoli is hereby 
sanctioned medical leave for 10 days w.e.f. 24.11.2018 to 03.12.2018. 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 
Sd/- 
Registrar (inspection). 


NOTIFICATION 
December 19, 2018 


No. 379/UHC/Admin.A/2018-Sri Bhupendra Singh Shah, 5" Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun 
is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Narendra Nagar, District Tehri Garhwal in the vacant Court. 


The order will come into force with immediate effect. 


NOTIFICATION 
December 21, 2018 


No. 380/UHC/Admin.A/2018—Sri Alok Kumar Verma, Principal Secretary (Law)-cum-L.R., Government 
of Uttarakhand is repatriated and posted as District & Sessions Judge, Dehradun in the vacant Court. 


He is directed to take charge of his new assignment in the forenoon of 02.01.2019. 


By Order of the Court, 
Sd/- 
PRADEEP PANT, 
Registrar General. 


भाग 1-8] उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 Jo (पौष 22, 1940 शक सम्वत्‌) 17 


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग 
कार्यभार छोड़े जाने का प्रमाण-पत्र 
04 दिसम्बर, 2018 ई0 


पत्रांक 1059 (५॥),/ एक-04--2018-प्रमाणित किया जाता है कि ao उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल 
की अधिसूचना संख्या-362 / यू0एच0सी0 / एडमिन.ए / 2018, दिनांक 19 नवम्बर, 2018 के अनुपालन में, मेरे द्वारा 
आज दिनांक 04.12.2018 को पूर्वाह्न में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग का कार्यभार छोड़ दिया गया है। 


कुलदीप शर्मा, 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 
प्रतिहस्ताक्षरित रुद्रप्रयाग | 
ह0 (अस्पष्ट), 
जनपद न्यायाधीश, 
रुद्रप्रयाग | 


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़ 
कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र 
17 सितम्बर, 2018 ¥o 


Wale 513 /1--8-2018-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की 
अधिसूचना संख्या-284 / यू0एच0सी0 / एडमिन.ए ,/ 2018, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 के अनुपालन में, मेरे द्वारा 
सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पिथौरागढ़ का कार्यभार आज दिनांक 16.09.2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे ग्रहण 
किया गया। 


श्वेता पाण्डेय, 
सिविल जज (सीनियर डिवीजन), 
प्रतिहस्ताक्षरित : पिथौरागढ़ | : 
ह0 (अस्पष्ट), 
जनपद न्यायाधीश, 
पिथौरागढ़ | 


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बागेश्वर 
कार्यभार ग्रहण किए जाने का प्रमाण-पत्र 
पर दिसम्बर, 2018 ई0 
पत्रांक 492/ एडमिन-प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की 
अधिसूचना संख्या--362 / यू0एच0सी0 / एडमिन.ए / 2018, दिनांकित 29 नवम्बर, 2018 के अनुपालन में, मेरे द्वारा 
आज दिनांक 11.12.2018 को अपराह्न में अपर जिला जज, बागेश्वर का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। 
कुलदीप शर्मा, 
अपर जिला जज, 
प्रतिहस्ताक्षरित्त ु बागेश्वर | 
Bo (अस्पष्ट), 
जनपद न्यायाधीश, 
बागेश्वर | 


18 उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 ई0 (पौष 22, 1940 शक सम्वत्‌) [भाग 1-क 
कार्यालय-आयुक्‍त राज्य कर, उत्तराखण्ड 


(फार्म-अनुभाग) 
विज्ञप्ति 


07 दिसम्बर, 2018 ई0 


पत्रांक-7096 / राज्य कर उत्तरा0 / फार्म-अनु0 / 2018-19 / केन्द्रीय फार्म-सी / एफ / खोया / चोरी / 
नष्ट हुए /दे0दून-केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम-8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित फार्म “सी”, जिनके खो जाने,/चोरी हो जाने अथवा 
नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमत्ति प्रदान करते हुए, इन फार्मूस के 
प्रयोग को अवैध घोषित करती हूँ:- 


खोये / चोरी 
क्र0 व्यापारी का नाम, पता खोये / चोरी / नष्ट ar i oe aa फार्म fl ats a 
Wo व टिन नं0 हुए फार्मों की संख्या सीरीज / क्रमांक ia 
सर्वश्री area इन्टरनेशनल | 
a Ry i ce सिडकुल, हरिद्वार, (Form-C)--01 | U.K.VAT-C-2012 | खो के oe 
| टिन--05006512896 0265055 | 
सौजन्या, 
AYA राज्य कर, 
उत्तराखण्ड | 
NOTIFICATION 


December 07, 2018 


No. 7096/State Tax/Form/Lost/Stolen/Destroyed/2018-19/D.Dun--Wuereas, Information have been 
received regarding Lost/Stolen/Destroyed “Form-C’ enlisted below: 


|, Commissioner tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales 
Tax (Uttarakhand) Rules, 2006, hereby declare that “form-C” bearing serial no. as listed below, shouid be 
considered as invalid for all purposes. 


SI. No. of Lost/ Reasons for 
Name, Address and No. of Lost/Stolen’ | stolen or Destroyed | declaring the forms 


Tin No. of Dealers Destroyed Forms Forms obsolete or invalid 


M/s Kirat International, Sidcul, 
Haridwar, (Form-C)--01 U.K.VAT-C-2012 Lost 


TIN-05006512896 0265055 


SOWJANYA, 


Commissioner State Tax, 
Uttarakhand. 


भाग 1-क] उत्तराखण्ड Wee, 12 जनवरी, 2019 Yo (पौष 22, 1940 शक सम्वत्त) 19 
कार्यालय राज्य कर आयुक्‍त, उत्तराखण्ड 
(विधि-अनुभाग) 
10 दिसम्बर, 2018 ई0 


ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर, 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग। 


पत्रांक 7108 / WORX आयु0 उत्तरा0/ राएक0मु0 / विधि-अनुभाग / 18--49 / देहरादून-उत्तराखण्ड शासन, 
वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी शुद्धिपत्र संख्या 1099/2018/16(120) /XXVII(8)/2018, दिनांक 06.12.2018 Tet 
अधिसूचना संख्या 1053/2018 / 10(120) / 20(५॥(8) / 2018 / ०77२-57, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण 
करें, जिनके द्वारा अधिसूचना संख्या 1068, दिनांक 26 नवम्बर, 2018 में संशोधन तथा अधिसूचना संख्या 1053, दिनांक 
22 नवम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद /संस्करण उपलब्ध कराया गया है। 


उपरोक्त शुद्धिपत्र एवं अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि waa की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने 


जल की, ee a ye ee! SaaS: + ee » न आप आशा खाती ee ee 
SURI) GH DL—ETHINGE] SIDING का जआवस्यक Mi4diet फरणन eg a-ii था SMUISTQ Ed के 
wR Aa Jomo at 'गठनों 7 arco arf wast: =: 

पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष /सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने तथा आदेश की प्रति अधीनस्थ 


कार्यालयों को उपलब्ध कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें। 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 1053/2018/10(120)/ 
XXVIK8)/2018/CT-57, dated November 22, 2018 for general information. 


Finance Section-8 
NOTIFICATION 
November 22, 2018 


No. 1053/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/C T-57--Wuereas the State Government is satisfied that it is 


expedient so to do in public interest; 


Now THeReEFore, in exercise of the powers conferred by Section 51 read with sub-section (3) of 
Section 1 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter in this notification referred to as 
the said Act), (Act no. 06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow 
to hereby makes the following further amendment in the notification no. 858/2018/16(120)/XXVII(8)/2018/CT-50, 


dated September 27, 2018 issued by Government of Uttarakhand, Finance Section-8; namely:— 
In the paragraph of the notification, the following proviso shall be inserted, namely:— 


“Provided that with respect to persons specified under clause (a) of sub-section (1) of Section 51 
of the said Act, nothing in this notification shall apply to the authorities under the Ministry of Defence, 
other than the authorities specified in the Annexure-A (as enclosed) and their offices, with effect from 


the 11 day of October, 2018.” 


20 उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 Fo (पौष 22, 1940 शक Wad) [art 4-क 
ANNEXURE ‘a’ OF Notification No. 1053/2018/10(120)/XXVII(8)/2018/CT-57 
CODE NUMBERS ALLOTTED TO 
THE PRINCIPAL CONTROLLERS/CONTROLLERS OF DEFENCE ACCOUNTS 
| a Designation of Controller/Office ely 
1. Controller of Defence Accounts, Patna | 00 | 
2. Principal Controller of Defence accounts (Pensions), Allahabad 01 
3: Principal Controller of Defence Accounts (Officers), Pune 02 
|. 4. Controller of Defence Accounts (Army), Meerut 03 
| 5. | Principal Controlier of Defence Accounts (Southern Command), Pune 04 
| 6. | Principal Controller of Defence Accounts, Bengluru 05 
4 Principal Controller of Defence Accounts (Western Command), Chandigarh | 06 | 
8. Principal Controller of Accounts (Factories), Kolkata Ty 07 
9. Principal Controller of Defence Accounts (Air Force), Dehradun 08 
10. Principal Controller of Defence Accounts (Navy), Mumbai 09 
11. Controller of Defence Accounts (Funds), Meerut 10 
412. Principal Controller of Defence Accounts (Northern Command), Jammu 12 
13. | Zonal Office (Pension Disbursement), Chennai 43 
14. | Accounts Office, Defence Accounts Department, Ministry of Defence (Civil), New Delhi 14 
15. Controller of Defence Accounts (Canteen), Mumbai 16 
16. | Principal Controller of Defence Accounts, New Delhi 16 
17. | Controller of Defence Accounts, Chennai 18 
18. Principal Controller of Defence Accounts (Research and Development), New Deihi 19 
19. Controller of Defence Accounts (Pension Disbursement), Meerut 20 
20. | Controller of Defence Accounts, Gauhati 21 
21 Principal Controller of Defence Accounts (CC), Lucknow | 22 | 
22. Principal Controller of Defence Accounts (Border Roads), Delhi Cantt. 23 
23. Controller of Defence Accounts (Research and Development), Bengluru 24 
24. + Controller of Defence Accounts, Secunderabad 25 
25. Controller of Defence Accounts, Jabalpur 26 
26. Principal Controller of Defence Accounts (Air Force), New Delhi 27 
27. Principal Controller of Defence Accounts (Research and Development), Hyderabad 28 
28. Controller General of Defence Accounts, New Delhi 29 
29. | Controller of Defence Accounts (IDS), New Delhi 30 
30. Principal Controller of Defence Accounts (Southern Western Command), Jaipur 31 


By Order, 


AMIT SINGH NEGI, 


Secretary. 


भाग 1-8] उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 Fo (aly 22, 1940 शक सम्वत्‌) 21 


वित्त अनुभाग-8 
शुद्धिपत्र 
06 दिसम्बर, 2018 ई0 
संख्या 1099 / 2018 / 16(120) / XXVI(8) / 2018--उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 
1068 / 2018 / 16(120) / XXVII(8) / 2018 / 07-60, दिनांक 26 नवम्बर, 2018 में क्रम संख्या 4 के खण्ड (ख) के दूसरे 
We में, “प्रभाव का आवेदन प्रस्तुत” के स्थान पर "प्रभाव का परिवचन प्रस्तुत” पढ़ा जाए। 


अमित सिंह नेगी, 
, सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 1099/2018/16(120)/ 
XXVII(8)/2018, dated December 06, 2018 for general information. 

Corrigendum 
December 06, 2018 

No. 1099/2018/16(120)/XXVII(8)/2018--In the notification of the Government of Uttarakhand, Finance 
Section-8, No. 1068/2018/16(120)/XXVII(8)/2018/CT-60, dated 26" November, 2018 in second paragraph of clause 
(b) of serial no. 4, “furnish an application to the effect” shall be read as “furnish an undertaking to the effect”. 


AMIT SINGH NEGI, 
Secretary. 


विपिन चन्द्र, 
अपर आयुक्त राज्य कर, 
मुख्यालय, देहरादून। 


उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग 
अधिसूचना 
07 दिसम्बर, 2018 ई0 


संख्या 01 / प्रशा0 / 6(4) // उविनिआ / 2018--19 / 1255-विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के तहत प्रदत्त 
अधिकारों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा विद्युत सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः- 


1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग पदेन अध्यक्ष 
2. . सदस्य (वित्त), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग पदेन सदस्य 
3. सदस्य (तकनीकी), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग Wet सदस्य 
4. प्रमुख सचिव,/ सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून पदेन सदस्य 
5. प्रमुख सचिव,/सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून पदेन सदस्य 
6. अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून सदस्य 
7. अध्यक्ष, सी0आई0आई0, नेपाल हाऊस, राजपुर रोड, देहरादून सदस्य 
वाणिज्य एवं are ~ 
उद्योग 8. अध्यक्ष, HAS, गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स we इन्डस्ट्रीज चैम्बर सदस्य 


हाऊस, इण्ड0 एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर 
9. प्रेसीडेन्ट, उत्तराखण्ड होटल एसोसियेशन, देहरादून | सदस्य 


22 उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 go (te 22, 1940 शक Wad) [भाग 1a 


कृषि +10. निदेशक, कृषि, कृषि निदेशालय, var की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून सदस्य 
श्रम {i अ्रमायुकत, उत्तराखण्ड शासन, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी सदस्य 
गैर सरकारी ei sio अनिल प्रकाश जोशी, हेस्को, ग्राम-शुक्लापुर, पोस्ट-अम्बीवाला, सदस्य 
संगठन प्रेमनगर, देहरादून 
हे चीफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई सदस्य 
परिवहन दिल्‍ली 
शैक्षणिक | विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियन्त्रण विभाग, गोविन्द gers oT कृषि एवं सदस्य 
ae ग्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्‍तनगर 
अनुसंधान ६ Sto अतुलन गुहा, Talo प्रोफेसर, आई0आईएएम0, काशीपुर, ऊ0सिं0० नगर सदस्य 
९ डॉ0 fio Ho गर्ग, A-24/E, डीडीए फ्लैट्स, मुनरिका, नई दिल्‍ली सदस्य 
aoe |v श्री रोहिताश दहिया, F—12, स्वाती अपार्टमेन्ट, आई0पी0 एक्सटेन्शन, सदस्य 
प्रतिनिधि QW Cou 
| sto Ho एल0 नौटियाल, हाउस नं0-138, भागीरथी पुरम, जाखन, सदस्य 
देहरादून 


विद्युत अधिनियम की धारा 88 के प्राविधानान्तर्गत सलाहकार समिति का दायित्व आयोग को निम्न बिन्दुओं पर 
सलाह देना हैः- 
() major questions of policy; 
(ii) matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees; 
(ii) compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence; 
(७० protection of consumers interest; and 
(0 _ electricity supply and overall standards of performance of utilities. 


विद्युत सलाहकार समिति का कार्यकाल इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से एक वर्ष होगा, जब तक कि 
किसी सदस्य की नियुक्ति विनियम में विहित रीति से इससे पूर्व समाप्त न कर दी जाय। 


आयोग की आज्ञा से, 
नीरज सती, 
सचिव | 


कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून 
05 दिसम्बर, 2018 ई0 
संख्या 5135 / टी0आर0 / सत्रह--5 / 2018--अधिसूचना सं0-2129 / सत्रह-5 / 2013, दिनांक 12.06.2013 के 
अन्तर्गत राज्य में स्थानीय निर्मित ट्रालियों के पंजीयन हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है। उत्तराखण्ड मोटरयान 
नियमावली, 2011 के नियम, 174 के उपनियम (2) में प्रदत्त शक्ति के अधीन उक्त अधिसूचना के प्रस्तर-2 में तत्काल 
प्रभाव से अग्रसारित संशोधन किया जाता है:- 


भाग 4-क] उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 Yo (पौष 22, 1940 शक Wad) 23 


बिन्दु सं0०-०2 वर्तमान व्यवस्था संशोधित व्यवस्था 


लम्बाई एवं चौड़ाई के आधार पर क्षेत्रफल | लम्बाई चौड़ाई एवं ऊंचाई के आधार पर आयतन 

निकालते हुए, 750 foro प्रति वर्ग मी0 | निकालते हुए 750 foro प्रति घन मी0 मानकर 

मानकर सकल भारयान निर्धारित किया जाएगा | वाहन की भार क्षमता (पे-लोड) निर्धारित किया 

एवं इसी सकलयान भार पर उसका पंजीयन | जाएगा एवं var पे-लोड में खाली ट्राली का 

किया जाएगा। वजन जोड़ते हुए, वाहन का सकलयान भार 
(७5.५.४४.) निर्धारित किया जायेगा, इसी सकलभार 
पर उसका पंजीयन किया जाएगा। 


परन्तु यह कि किसी भी ट्राली का सकलभार 
उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम, 
172 में विहित सकलयान भार, 8982 कि0ग्रा0 से 
अधिक नहीं होगा। 


शैलेश बगौली, 
परिवहन आयुक्त, 
उत्तराखण्ड | 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) 


आदेश 
29 अक्टूबर, 2018 ई0 


wate 1051 / पंजीयन निरस्त / 2018-19-वाहन संख्या APO9U2Z494 (HGV), मॉडल 1994, 
चेसिस 360324CVQ706754, इंजन नं० 697D23CV0717517, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री ees सिंह पुत्र 
श्री हरवंश सिंह, निवासी शास्त्री नगर, वार्ड नम्बर-03, टनकपुर, चम्पावत के नाम दर्ज है। दिनांक 06/10/2018 को 
वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन 
फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर . 
फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया 
गया है। vad तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता 21 


aa:, मैं, रश्मि wee, सहायक wars परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 


1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों. का प्रयोग करते हुए दिनांक 29.10.2018 को वाहन संख्या APOQU2494 
(HGV), मॉडल 1994, चेसिस 360324CVOQ706754, इंजन नं० 697D23CVQ717517 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ। 


रश्मि भट्ट, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
टनकपुर (चम्पावत)। 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 


आदेश 
31 अक्टूबर, 2018 ई0 


संख्या 728 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2018--मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ 
संख्या 05,/2014,// सी०ओ0आरएस0 पार्ट-3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014 / सी0ओ0०आर0एस0-पार्ट--3, 
दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के 


24 उत्तराखण्ड Ware, 12 जनवरी, 2019 Fo (पौष 22, 1940 शक Wad) भाग 1-क 


चालान कर वाहन चालकों के aed के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने 
व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन 
अधिनियम, 1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल 


प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:- 


क्र0 डी0एल0 संख्या व चालानकर्ता प्रवर्तन निलम्बन 
gio | लक का नाम व पता Resi अभियोग अधिकारी अवधि 
i श्री रंजन सिंह पुत्र ७॥(-1320100000709,| ओवरलोड |S.P., RUDRAPRAYAG | 31.10.2018 
aft राजेन्द्र सिंह, VALIDITY (NT)- सवारी 
ग्राम बुरआ, थाना 28.12.2030, (यात्री वाहन) 30.01.2018 
ऊखीमठ, जनपद VALIDITY(T}- 
रूद्रप्रयाग 13.01.2019 
2. | श्री भरत भूषण पुत्र UK-1320150007384,| ओवरलोड ARTO, 31.10.2018 
श्री उम्मेद सिंह, मकान VALIDITY (NT)- सवारी RUDRAPRAYAG 
सं0-80, ग्राम देवर, 09.04.2035, (यात्री वाहन) 30.01.2018 
ato गुप्तकाशी, VALIDITY(T)- 
जनपद रुद्रप्रयाग Es | 


मोहित कुमार कोठारी, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
रूद्रप्रयाग | 


कार्यालय संचालक चकबंदी, उत्तराखण्ड, देहरादून 
विज्ञप्ति 


04 दिसम्बर, 2018 ई0 


संख्या 3857 / राएप0 / चक0स0 / तीन--9 / 2018--उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शासनादेश 
संख्या-325 / 2(५॥॥(3) / 2018-03(07)2016, दिनांक 07 जून, 2018 से प्राप्त अनुमत्ति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी 
अधिनियम, 1953 (sono अधिनियम संख्या 5, सन्‌ 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की घारा-52 की उपधारा (1) के अधीन 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बाल मयंक मिश्र, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ 
कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार की तहसील रूड़की, हरिद्वार एवं लक्सर 
के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएँ समाप्त हो गई है। 


क्र0 सं0 UM oT नाम | तहसील परगना जनपद 
1 ae 2 | | |_ 3३ | Ea /८& oe eae 
| 1. | हथियाथल रूड़की भगवानपुर हरिद्वार 
| 2. | रसूलपुर हरिद्वार रूडकी हरिद्वार 
Ez महेशरा लक्सर गोरघनपुर हरिद्वार 
| 4. | कासमपुर नवादा अहत्तमाल | awe | मंगलौर हरिद्वार 
| 5. | कासमपुर नवादा मुस्तहकम | owe | मंगलौर हरिद्वार 
बाल मयंक मिश्र, 


संचालक, Abarat, 
उत्तराखण्ड, देहरादून! 


पी0एस0यू0 (आर0ई0) ०2 हिन्दी गजट /0०3-भाग 1-क-2019 (कम्प्यूटर, रीजियो)। 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, Vest | 


पंजीकरण संख्या-यू0ए0,/ डी0ओ0० / डी0डी0एन0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 जनवरी, 2019 ई0 (Gly 22, 1940 शक Wad) 


भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय 
निकाय) तथा पंचायत्तीराज आदि के freer जिन्हें विभिन्‍न आयुक्‍तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 


कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर 


सूचना 
28 नवम्बर, 2018 ई0 

पत्रांक-671,// पं० चुना0/उप निर्वाचन/2018-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना 
संख्या-1577 / राणनि0आ0अनु 0-2 / 2477 / 2018, दिनांक 27.11.2018 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम 
पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक 
विभिन्‍न प्रकार से Rea wer से Rad हुए पदों /स्थानों, जो किसी न्यायालय के errs आदेश से बाधित न हों, पर 
आयोग के उक्त अधिसूचित कार्यक्रम के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 “ce” में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, जनपद बागेश्वर के त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्‍न पदों स्थानों पर (विशिष्ट विवरण परिशिष्ट “क”) पर 
संलग्न विवरण के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के लिए, मैं, जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर, 
उक्त Raa पदों /स्थानों के लिए निम्नतत्‌ समय-सारणी सूचित करता हूँ:- 


नाम निर्देशन नाम निर्देशन | नाम वापसी हेतु | निर्वाचन प्रतीक मतदान का मतगणना का 
पत्रों को जमा पत्रों की जाँच | दिनांक व समय आवंटन का दिनांक व समय | दिनांक व समय 
करने का दिनांक | का दिनांक व दिनांक व समय 


01.12.2018 एवं 04.12.2018 05.12.2018 05.12.2018 13.12.2018 15.12.2018 
03.12.2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे | (पूर्वाह्न 10:00 बजे | (अपराह्न 01:30 | (पूर्वाह्न 08:00 बजे | (Gate o8:00 बजे 

(पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की से अपराह्न 01:00 | बजे से कार्य की | से अपराह्न 05:00 से कार्य की 

से अपराह्न 05:00 समाप्ति तक) बजे तक) समाप्ति त्तक) बजे तक) समाप्ति त्तक) 
बजे तक) 


91-घ 


02 उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 Yo (पौष 22, 1940 शक सम्वत) [भाग 3 


2. सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी ver रिक्त पद,/स्थानों का विवरण देते हुए, अपने स्तर से सूचना निर्गत 
कर उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे तथा इस उप निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे 
और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मुनादि द्वारा भी सर्वसाधारण को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से इसकी सूचना 
देना सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों /क्षेत्र पंचायतों / तहसील कार्यालय / 
जिला पंचायत कार्यालय /उप जिला निर्वाचन अधिकारी (Go) / मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय 
के सूचना veel में इस कार्यक्रम को प्रकाशित करायेंगे। 


3. उक्त उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2016 की धारा-194 (2) के अधीन रहते हुए, 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश पंचायत राज 
(सदस्यों, प्रधानों और उप-दप्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं 
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं were) तथा उत्तर प्रदेश 
क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) 
के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। 
सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों /स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल 
करने, उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन करने का कार्य मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा 
क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी। 


4. सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच करने व नाम वापसी तथा 
निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के 
मुख्यालय पर ही होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किए जायेंगे। 


'परिशिष्ट-क 
सन्त सरलता —— SO a "तह --हतह०तहते-हुु 
ग्राम 
= विकास पंचायत / पद /स्थान प्रादेशिक निर्वाचन | पद,“स्थान | पद/स्थान | w/e 
ao) OS का क्षेत्र पंचायत / का नाम॑ क्षेत्र/ वार्ड का | के रिक्ति | की रिक्ति | के आरक्षण 
नाम जिला पंचायत क्रमांक व नाम | का कारण | का दिनांक स्थित्ति 
का नाम 
eal | 2 | | 3 | | 4 | | _ 5 | | 6 | 7 a 
सदस्य, अनारक्षित 
| बागेश्वर अमतौडा गम पंचायत | ५ | | मृत्यु 09.03.2018 | अनारक्षित 
| 2. | चौनाला eR | मृत्यु 23.02.2017 महिला 
| 3. | लीली | ०४ | मृत्यु 04.06.2018 | अनु0०जात्ति 
कपकोट पा पतिययणएणपयपययपयपपयपयपप् ee 
| सुडिंग | os, मृत्यु 01.06.2018 | अनारक्षित 
लीती | oo मृत्यु 17.09.2018 | अनारक्षित 
रखे बागेश्वर बागेश्वर ull 07-काण्डेकन्याल | मृत्यु 18.09.2018 | अनु०जाति 
जिला मजिस्ट्रेट / 
जिला निर्वाचन अधिकारी, 


बागेश्वर | 


art 3] उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 Fo (पौष 22, 1940 शक Wad) 03 


कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, देहरादून 
विज्ञप्ति 
19 दिसम्बर, 2018 go 
संख्या 1112/त्रि0पंचाएउप0निर्वा0-2018-रराज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना 

संख्या-1700 / राणनि0आ0अनु0-2 // 2286 // 2018 देहरादून, दिनांक 18.12.2018 द्वारा क्षेत्र पंचायत रायपुर के Rad 
प्रमुख पद का उप निर्वाचन कराये जाने हेतु दिनांक 18.12.2018 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उक्त अधिसूचना 
के साथ ही (नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद के सम्बन्धित समस्त Prat क्षेत्रों में 
जिनमें निर्वाचन कराये जा रहे है, के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहित्ता दिनांक 18.12.2018 
से तत्काल प्रभाव से प्रभावी होकर मतगणना समाप्ति ae प्रभावी की जाती है। 
स्थान-देहरादून | 
दिनांक-19.12.2018 

एस0 ए0 मुरूगेशन, 

जिला मजिस्ट्रेट / 
जिला निर्वाचन अधिकारी 


(पंचायत), देहरादून। 


कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचास्थानि चुनावालय), देहरादून 
सूचना 


19 दिसम्बर, 2018 Zo 

संख्या-1114/ त्रि0पंचा0उप0निर्वा0--2018-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना 
संख्या--1700 / राएणनि0आ0अनु 0-2 / 2286 / 2018 देहरादून, दिनांक 18.12.2018 के क्रम में जनपद देहरादून के 
विकासखण्ड / क्षेत्र पंचायत, रायपुर के प्रमुख पद, जो कि विभिन्‍न कारणों से रिक्त हो गए है, पर निर्वाचन कराया जाना 
आवश्यक है। अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद-243-ट तथा उत्तराखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 1916 के अधीन 
weet शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस0 wo मुरूगेशन, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), 
देहरादून एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड/क्षेत्र पंचायत रायपुर के प्रमुख पद (जो 
मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो) का उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार 
सम्पन्न कराये जायेंगे:-- 


नामांकन का दिनांक | नाम निर्देशन पत्रों नामांकन vat ot | मतदान का दिनांक मतगणना का 
व समय की जाँच का दिनांक | वापसी हेतु दिनांक व समय दिनांक व समय 
व समय व समय 


21.12.2018 21.12.2018 22.12.2018 24.12.2018 24.12.2018 
(qafe 14:00 बजे से | (अपराह्न 03:30 बजे से | (पूर्वाह्न 41:00 बजे से | [पूर्वाह्न 10:00 बजे से | (मत्तदान समाप्ति के 
अपराह्न 03:00 बजे तक)| कार्य की समाप्ति तक) अपराह्न 03:00 बजे तक) | अपराह्न 03:00 बजे तक) तत्काल बाद) 
उक्त उपनिर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायत्त राज अधिनियम, 2016 की धारा-494 (2) के अधीन रहते हुए, 
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत्त अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं तद्धीन 
प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निप्टारा) नियमावली, 1994 
(उत्तराखण्ड में यथाग्रवृत्त) के अनुसार होंगे और इन निर्वाचनों में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित 
एवं निर्देशित है। 


04 उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 Jo (uty 22, 1940 शक सम्वत्‌) [ArT 3 


रिटर्निंग ऑफिसर [निर्वाचन arent) / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (सहा0 Prafo अधि०) इस सूचना के त्तत्क्रम 
में नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रपत्र-1 में दिनांक 19.12.2018 को नोटिस प्रसारित करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर प्रपत्र-1 में 
जारी नोटिस को जिलाधिकारी, जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत कार्यालयों के सूचना yeel पर प्रकाशित करवायेंगे 
और उसकी एक ग्रति प्रत्येक सदस्य को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भेजेंगे। 

यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, जिसमें गुप्त मतदान 
कराया जायेगा। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख के उप निर्वाचन में प्रयोग किए जाने वाले मतपत्र उपरोक्त 
नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में 
उसी क्रम में दिए जायेंगे, जिस क्रम में वह नियम-13 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में हों। 
उपरोकक्‍तानुसार निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी और मतदान के पश्चात्‌ मतगणना 
कराकर निर्वाचन परिणाम निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र घोषित किए जायेंगे। 


स्थान-देहरादून 
दिनांक-19.12.2018 


Rea पदों की सूचना 


| Rea पदों का विवरण 
विकासखण्ड का नाम - — 
a a a eee प्रमुख | ज्यैष्ठ प्रमुख कनिष्ठ प्रमुख 
= Qa [ - | 


Way, 0i = 


प्रमुख क्षेत्र पंचायत, रायपुर के उप निर्वाचन-दिसम्बर, 2018 हेतु 
क्षेत्र पंचायत रायपुर के निर्वाचित सदस्यों की सूची 


Eel 
= 
rae 
= 
Ps] 
er 
झा 
[५ 
[1०] 
[1४ 
a] 
[1४] 


14-चामासारी श्री विक्रम सिंह ग्रा0 व पो0 चामासारी 
} 15-क्याशा___ | श्री सुन्दर लाल ग्रा0 व पो0 क्‍्यारा 
श्रीमती शैला देवी ग्रा0 व पो0 सरोना 


BO (अस्पष्ट) ह0 (अस्पष्ट) Bo (अस्पष्ट) 
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी / प्रभारी अधिकारी, जिलाधिकारी / 
पंचास्थानि चुनावालय, पंचास्थानि चुनावालय, जिला निर्वाचन अधिकारी, 
देहरादून देहरादून देहरादून 


एस0 ए0 मुरूगेशन, 
जिला मजिस्ट्रेट / 


जिला निर्वाचन अधिकारी, 
(पंचायत), देहरादून | 


भाग 3] उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 Yo (ats 22, 1940 शक सम्वत्‌) 05 


कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार 
सूचना 
22 दिसम्बर, 2018 ई0 

संख्या-1041 / पंचास्थानि/ Bodo उप निर्वाचन / उप प्रधान (अधिसूचना) ,/“2018-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड 
की अधिसूचना पत्र संख्या-1726/ राएनि0आ0अनु0-2442 / 2018, दिनांक 21.12.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के 
जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के विभिन्‍न प्रकार से रिक्त हुए उप प्रधान पद के रिक्त पदों पर निर्वाचन/ 
उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना आवश्यक है। 

2. अतः, मैं, जिला मजिस्ट्रेट,//जिला निर्वाचन अधिकारी (do), हरिद्वार, एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद 
हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के उप प्रधान, ग्राम पंचायत के vad प्रकार से Reg पदों पर उप निर्वाचन निम्नांकित 
विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे:- 


नाम निर्देशन 
पत्रों को जमा | पत्रों की जाँच | नाम वापसी हेतु 
करने का दिनांक | का दिनांक व | दिनांक व समय 


निर्वाचन चिन्ह 
आवंटन का 
दिनांक व समय 


मतदान का 
दिनांक व समय 


मतगणना का 
दिनांक व समय 


हि | Sv | Sree | ar, 28.12.2018 | 28.12.2018 | 28.12.2018 28.12.2018 28.12.2018 28.12.2018 
(पूर्वाह्न 10:00 (qafe 11:00 (दोपहर 12:00 | (अपराह्न 12:30 (अपराह्न 13:30 (अपराह्न 16:00 
at @ yafe | बजे से दोपहर | बजे से अपराह्न | बजे से अपराह्न | बजे से अपराह्न | बजे से कार्य की 
11:00 बजे तक) | 12:00 बजे तक) | 12:30 बजे तक) | 13:00 बजे तक) | 15:30 बजे तक) | समाप्ति तक 
दि Rea पदों का विवरण, जहाँ निर्वाचन होने है। 
विकास खण्ड का नाम Red पद का नाम ग्राम पंचायत का नाम 
बहादराबाद उप प्रधान, ग्राम पंचायत 
| हल. | उप प्रधान, ग्राम पंचायत मपुर रायघटी 


उप प्रधान, ग्राम पंचायत खडजा कतुबप 


3. उप प्रधान के पद पर उप. निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की 
जाँच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह आवंटन, मतदान एवं मतगणना का कार्य तथा परिणाम की घोषणा संबंधी समस्त कार्य, 
ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 29.12.2018 को कराया जायेगा। 

4. उक्त उप निर्वाचन का संबंधित खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार 
किया जायेगा तथा संबंधित ग्राम पंचायत में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी, सार्वजनिक 
जानकारी हेतु ग्राम पंचायत्त, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत्त, तहसील कार्यालय एवं जिला मुख्यालय के सूचनापटों पर यह 
कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा एवं संबंधित ग्राम पंचायतों में निर्वाचन अधिकारी के साथ सहायक के रूप में अतिरिक्त 
कार्मिक को नियुक्त करते हुए, सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। 

5. ved उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा-194(2) के अधीन रहते हुए, 
उत्तर प्रदेश पंचायती राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में 
यथा संशोधित्त एवं यथाप्रवृत्त) के नियम 117(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के उप निर्वाचन के लिए 
दिनांक 28.12.2018 को ग्राम पंचायत में बैठक बुलाई जायेगी, जिसमें निर्वाचन अधिकारी अपने से संबंधित ग्राम पंचायत 
की समस्त कार्यवाही करेंगे। उक्त बैठक ग्राम पंचायत के पंचायत भवन, ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय भवन अथवा 
अन्य किसी सार्वजनिक स्थल (धार्मिक स्थल को छोड़कर) ही आहुत की जायेगी। 

6. उप प्रधान, ग्राम पंचायत पद के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री दिनांक 26.12.2018 एवं 27.12.2018 
को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा त्तदोपरान्त दिनांक 28.12.2018 को 
पूर्वाह्न 08:00 बजे से पूर्वाह्न 09:30 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायत में निर्दिष्ट स्थान पर की जायेगी। 

दीपक रावत, 
जिला मजिस्ट्रेट / 
जिला निर्वाचन अधिकारी (co), 
हरिद्वार। 


पी0एस0यू0 (आर0ई0) ०2 हिन्दी गजट,/03-भाग 3-2019 (कम्प्यूटर / रीजियो)। 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की | 


पंजीकरण संख्या-यू0ए0,/ डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018-2020 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 जनवरी, 2019 Yo (पौष 22, 1940 शक Wad) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 


मैने आशीष गुप्ता पुत्र श्री मुकेश गुप्ता को विधिवत्‌ गोद ले लिया है। भविष्य में आशीष गुप्ता पुत्र 
श्री संजंय कुमार गुप्ता के नाम से जाना जाये। 


समस्त विधिक औपचारिकताये मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है। 


संजंय कूमार गुप्ता पुत्र स्व श्री पीएएस0 
गुप्ता निवासी मकान नम्बर सी-11 
शास्त्रीनगर ज्वालापुर हरिद्वार जिला हरिद्वार 
249407 पे 


सूचना 


मेरे पेन कार्ड-8197736577 में त्रुटि से मेरे पिता का नाम जगदीश चन्द्र पाण्डेय दर्ज हो गया है। जबकि मेरे 
पिताजी का वास्तविक नाम जीवन चन्द्र पाण्डेय है। भविष्य में मुझे भास्कर दत्त पाण्डेय पुत्र श्री जीवन चन्द्र पाण्डेय नाम 
से जाना जाय। 


समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। 
भास्कर दत्त पाण्डेय पुत्र श्री जीवन चन्द्र पाण्डेय 


निवासी कार्तिकेय कालोनी पोस्ट हरिपुरनायक 
हल्द्वानी, नैनीताल 


01-2ट 


02 उत्तराखण्ड गजट, 12 जनवरी, 2019 go (पौष 22, 1940 शक Wad) [art 8 
सूचना 
मैं धार्मिक कारणों से अपना नाम पूनम से बदलकर प्रतिज्ञा कठैरिया कर लिया है। 


भविष्य में मुझे श्रीमती प्रतिज्ञा कठैरिया पत्नी श्री नितिन कुमार कठैरिया नाम से जाना व पहचाना we | 
समस्त विधिक औपचारिकताएऐँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है। 
श्रीमति प्रतिज्ञा कठैरिया पत्नी श्री नितिन कुमार कठैरिया 
निवासी:-राज्य निर्वाचन आयोग, आवासीय परिसर 


अपर राजीव नगर, निकट शारदा पब्लिक इंटर कालेज, 
मोहिनी रोड, देहरादून उतराख्ड 


सूचना 
IN my Indian Navy documents my name is Ramesh chandra whereas my full name is 
Ramesh chandra Nautiyal s/o Late sri Mahidhar Nautiyal to be written in future. Also | have permanetly shifted my 
residence from viliage Bhatoli. Po Gairoii, Simii Distt Chamoii to House No. 82, doon vihar coiony Rajpur road 
Dehradun. 
समस्त विधिक औपचारिकताएऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है। 


Ramesh chandra Nautiyal house 
no 82 doon vihar colony Rajpur 
toad Dehradun. 248001 


सूचना 


सैन्य अभिलेखों नं0-174602-2 में त्रुटि से मेरा नाम Anand Singh व मेरे पुत्र का नाम Puru Singh Rawat दर्ज 
हो गया हैं जबकि वास्तविक नाम Anand Singh Rawat एवं Purushottam Rawat है। 

भविष्य में इसी नाम से जाना जाए। 

समस्त विधिक औपचारिकताएऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है। 


आनन्द सिंह रावत पुत्र eo श्री नन्दन सिंह 
रावत निवासी ग्राम पसोली, पोस्ट आफिस रौसिल 
जिला नैनीताल 


पी0एएस0यू0 (आरए0ई0) 02 हिन्दी गजट/03-भाग 8—2019 (कम्प्यूटर / रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की | 


